रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L - 33004/ 99 


. 


म्यपवजयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


RY 


. Aca 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग ।। - - खण्ड 3 - उप - खण्ड (1) 
PARTI - Section 3 - Sub -section(i) । 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार, मई 8 , 2001/ वैशाख 18 , 1923 
NEW DELHI , TUESDAY , MAY 8, 2001/ VAISAKHA 18, 1923 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


FF - . 


सं . 225 ] 
No. 225 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - 


- 


- - 


- 


- 


भारतीय मानक ब्यूरो 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 8 मई, 2001 


सा. का. नि . 327 ( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 ( 1986 का 63 ) की धारा 38 द्वारा सौंपी हुई शक्तियों का उपयोग करते हुए 
भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय मानक ब्यूरो ( कर्मचारियों की सेवाओं की शर्ते और निबन्धन ) 
विनियम, 1988 में पुनः संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) ये विनियम भारतीय मानक ब्यूरो ( कर्मचारियों की सेवाओं की शर्ते और निबंधन ) ( संशोधन ) विनियम, 2001 कहलायेंगे । 

( 2 ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2. भारतीय मानक ब्यूरो ( कर्मचारियों की सेवाओं की शर्ते और निबन्धन ) विनियम, 1988 के विनियम 19 के उप - विनियम ( 2 ) और खंड 
( क ) और ( ख ) और स्पष्टीकरण में , निम्नलिखित उप - विनियम जोड़ा जाए, अर्थात् : 


" ( 3 ) केन्द्रीय सिविल सेवा ( चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अन्तर्गत पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगी, भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों 
पर यथा लागू लाभों के हकदार होंगे । " 

[ फा . सं. भा. मा. ब्यूरो / ईसी/ आरईजी/3 ] 
संतोष मौटियाल, महानिदेशक ( भा. मा . ब्यूरो ) 


टिप्पणी :..- प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र में सा . का. नि . 34 ( अ ), दिनांक 15 जनवरी , 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके बाद उनमें 

सा. का. नि , 1033 ( अ ), दिनांक 26 अक्तूबर, 1988, सा. का. नि . 598 ( अ ), दिनांक 25 जून, 1990, सा. का . नि . 724 ( अ ), दिनांक 22 
अगस्त , 1990, सा . का . नि . 808 ( अ ), दिनांक 21 सितम्बर, 1990, सा. का . नि . 204 ( अ ), दिनांक 5 अप्रैल, 1991 , सा . का . नि . 911 ( अ ) , 
दिनांक 4 दिसम्बर, 1992, सा. का .नि . 552( अ ), दिनांक 13 अगस्त, 1993, बी . आई. एस./ई. सी./ आरईजी/3 दिनांक 12 अप्रैल 1994, 
सा . का. नि . 749 ( अ ), दिनांक 16 नवम्बर, 1995, सा. का . नि . 368 ( अ ), दिनांक 20 अगस्त, 1996, सा. का. नि , 374 ( अ ), दिनांक १ 
जुलाई, 1997 , सा . का .नि . 635 ( अ ), दिनांक 5 नवम्बर, 1997, सा. का. नि . 649 ( अ ), दिनांक 15 नवम्बर , 1997, सा. का . नि . 725 ( अ ) , 
दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 , सा. का .नि . 79 ( अ ), दिनांक 20 फरवरी, 1998, और सा. का. मि . 31 ( अ ), दिमांक 11 जनवरी, 2000 द्वारा 
संशोधनकिया गया । 


1368 GI/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - Sec. 3 (0 ) 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 8th May,2001 
G . S. R . 327 ( E ). In exercise of powers conferred by Section 38 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986 ), the 
Executive Committee of the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Central Government, hereby 
makes the following Regulations further to amend the Bureau of Indian Standards ( Terms and Conditions of Service of 
Employees) Regulations, 1988, namely : -- 

(1) These Regulationsmay be called the Bureau of Indian Standards ( Terms and Conditions of Service ofEmployees ) 
( Amendment) Regulations, 2001. 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
In the Bureau of Indian Standards ( Terms and Conditions of Service of Employees) Regulations, 1988 in regulation 
19 after sub - regulation (2) and clauses (a ) and (b ) and the Explanation , the following sub - regulation shall be added , 
namely : - - 
" ( 3 ) The Pensioners / Family pensioners shall also be entitled to the benefits as admissible to the Central Gover 
ment employees under the Central Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1944." 

[File No. BISECREG /31 

S . NAUTIYAL , Director General (BIS ) 
Note : The principal regulations were published in the Gazette of India vide GSR 34 (E ) dated 15th January, 1988 and 

subsequently amended vide number GSR 1033 (E ) dated 26th Oct., 1988 , GSR 598 (E ) dated 25th June , 1990 , 
GSR 724 (E ) dated the 22nd August, 1990 , GSR 808 (E ) dated 21st Sept., 1990 , GSR 204 (E ) dated Sth April, 1991, 
GSR 911(E ) dated 4th Dec., 1992 , GSR 522 (E ) dated 13th Aug., 1993 , BIS/ EC /REG /3 dated 12th Apr., 1994 ,GSR 
749 (E ) dated 16th Nov , 1995 ,GSR 368(E ) dated 20th Aug ., 1996 ,GSR 374 (E ) dated 9th July, 1997 ,GSR 635 (E ) dated 
5th Nov., 1997,GSR 649( E ) dated 15th Nov., 1997, GSR 725 (E ) dated 31stDec., 1997 ,GSR 79 (E ) dated 20th Feb ., 
1998 and GSR31(E ) dated 11th Jan , 2000 . 


Printod by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

Publishod by tho Controller of Publications, Delhi- 110054. 


